रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


comma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Ram 


TERS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 361 ] 
No. 361 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 18 , 2014 / माघ 29 , 1935 
NEW DELHI , TUESDAY, FEBRUARY 18, 2014/ MAGHA 29 , 1935 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND 

HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2014 
का. आ . 436 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 78 ( अ ) , तारीख 17 
जनवरी , 2002 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( ii ) में तारीख 17 जनवरी , 2002 को प्रकाशित की गई 
थी , में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 3 के सामने , 
कॉलम 2 में , प्रविष्टि “ भूवनहल्ली अपरहल्ली " के स्थान पर प्रविष्टि 
" उपरहल्लि " और क्रम संख्या 5 के सामने , कॉलम 2 में , प्रविष्टि 
" चिक्कसानो " के स्थान पर प्रविष्टि “चिक्कासन्ने " प्रतिस्थापित की 
जाएगी । 
[ फा . सं. भाराराप्रा/ 26014/ 2011/पीआईयू - बीएनजी ] 

माया प्रकाश , उप सचिव 
पाद टिप्पणी : - मूल अधिसूचना का . आ . 78 ( अ ) , तारीख 

17 जनवरी, 2002, और का . आ .1270 ( अ ) , तारीख 
5 दिसम्बर , 2002 द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) , 
में प्रकाशित की गई थी । 


New Delhi, the 18th February , 2014 

S .O . 436 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by clause (a ) of Section 3 of the National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) the Central Government hereby makes 
the following amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways number S. O . 78 ( E), dated the 17th January, 
2002, published in the Gazette of India, Extraordinary , Part 
II, Section 3 , Sub - section (ii), namely : 

In the Schedule to the said notification , against Serial 
Number. 3, in column 2, for the entry “ Bhuvanhalli 
Upparahalli ” the entry " Upparahalli ” and against Serial 
Number 5 , in column 2 , for the entry “ Chikka Sano ” the 
entry “ Chikkasanne ” shall be substituted . 

[ E No. NHAI/ 26014/ 2011/ PIU - BNG] 

MAYA PRAKASH , Dy. Secy. 
Foot Note : — The principalnotification were published vide 

No. S. O . 78( E), dated 17thJanuary, 2002 and 
No. S. O . 1270 ( E), dated 5th December, 2002 
in the Gazette of India, Extraordinary, Part 
II , Section 3, Sub -section ( ii ). 


653 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2014 
का . आ . 437 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
1270( अ ) , तारीख 5 दिसम्बर , 2002 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) में तारीख 5 दिसम्बर , 
2002 को प्रकाशित की गई थी , में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन । 
करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 1 के सामने , 
कॉलम 4 में , प्रविष्टि “ 3. भूवनहल्ली अपरहल्ली " के स्थान पर 
प्रविष्टि “ 3. उपरहल्लि " और प्रविष्टि " 5. चिक्कसानो " के स्थान 
पर प्रविष्टि " 5. चिक्कासन्ने " प्रतिस्थापित की जाएगी । 
न कोई व्यक्ति , जो इस अधिसूचना में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध 
है , उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा ( 1 ) के 
अधीन , मूल अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के 
उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 
इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 
[ फा . सं. भाराराप्रा /26014/2011/पीआईयू- बीएनजी ] 

माया प्रकाश, उप सचिव 
पाद टिप्पणी: - मूल अधिसूचना का. आ . 78 ( अ ) , तारीख 

17 जनवरी, 2002 , और का. आ. 1270 ( अ ) , तारीख 
5 दिसम्बर , 2002 द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग II, खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) , 
में प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th February, 2014 
S .O . 437 (E ).— In exercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of Section 3A of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby 
makes the following amendments in the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Road Transport 
and Highways number S . O . 1270 (E ), dated the 5th 
December, 2002, published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ), namely : 

In the Schedule to the said notification , against Serial 
Number 1 , in column 4 , for the entry " ( 3 ) Bhuvanhalli 
Upparahalli " , the entry " (3 ) Upparahalli " and for the entry 
" (5 ) Chikka Sano ", the entry " (5 ) Chikkasanne" shall be 
substituted . 

Any person interested in the land , mentioned in this 
Notification may, within 21 days from the date of publication 
of this Notification in the OfficialGazette , object to the use 
of such land for the aforesaid purpose under sub -section 
(1 ) of Section 3C of the said Act. 


[ E No . NHAI/26014/ 2011/ PIU - BNG ] 


___ MAYA PRAKASH, Dy. Secy . 
Foot Note : - The principal notification were published 

vide No . S . O . 78 ( E ), dated 17th January, 
2002 and No. S . O . 1270 ( E), dated 5th 
December, 2002 in the Gazette of India , 

Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub 
section ( ii ). 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


